निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HD 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


( सं 0 पटना 186 ) 


14 फाल्गुन 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 4 मार्च 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

3 मार्च 2020 
सं ० 7 / स्था0-04-18 / 2019 सा 0 प्र03339-30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि 0 सं0-06 / 2018 ) 
के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक -8 / वि 0 प्र0-04-05 / 2017 ( 90 ) 
लो 0 से 0 आ 0 / गो 0 दिनांक 02.12.2019 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को विभागीय पत्रांक -17671 
दिनांक 30.12.2019 एवं स्मार पत्रांक -276 दिनांक 08.01.2020 द्वारा तथा दूरभाष पर भी सूचित किये जाने के बाद भी 
प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु वे उपस्थित नहीं हुए हैं । उक्त पद हेतु नियुक्ति में उनकी रूचि नहीं रहने के कारण निम्न 
वर्णित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा को रद्द किया जाता है: 


क्र ० सं० अनुक्रमांक 


नाम 


मेधा क्रमांक 


जन्म तिथि 


लिंग 


आयोग द्वारा 
आवंटित आरक्षण 


1 


5 


01.01.86 


123642 
113304 


2 


68 


30.03.93 


पंकज कुमार श्रीवास्तव 
अश्विनी कुमार उपाध्याय 
नवनीत कश्यप 
संदीप मणी 


3 


141 


15.05.93 


112425 
100885 


कोटि 
पुरूष 

01 
पुरूष 

01 
पुरूष 

01 
पुरूष 

01 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

गुफरान अहमद, 
सरकार के उप - सचिव । 


4 


146 


15.06.89 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 186-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


